निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आषाढ़ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 588 ) पटना , शुक्रवार , 7 जुलाई 2017 


सं० 4 / वि1 - 10 - 71 / 2014 - 5290 गृ0आ0 

गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


विषय: 


संकल्प 

30 जून 2017 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार पटना में कार्यरत सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक तक 
के कर्मियों की अन्य ईकाईयों की भाँति अवकाश के दिनों में भी काम , करने के एवज 
में वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में । 


पुलिस महानिरीक्षक के सहायक ( कल्याण ) बिहार, पटना के पत्रांक - 782 / पी2 दिनांक 20. 01. 2017 के 
द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना में कार्यरत सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के कर्मियों को बिहार 
पुलिस संगठन ( फायर सर्विस , जी0आर0पी0, बी०एम०पी०, जिला पुलिस सहित ) की अन्य ईकाईयों में कार्यरत पुलिस 
कर्मियों की भाँति वर्ष में अवकाश के दिनों में भी काम करने के एवज में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय 
भुगतान की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है । 

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है: 

"बिहार पुलिस संगठन ( फायर सर्विस, जी0आर0पी0, बी0एम0पी0 , जिला पुलिस सहित ) में कार्यरत 
कर्मियों की भाँति निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में कार्यरत अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाहियों, हवलदारों , सहायक अवर 
निरीक्षकों, अवर निरीक्षकों एवं पुलिस निरीक्षकों को अवकाश एवं त्योहार के दिनों में भी कार्य करने तथा बिहार पुलिस 
अधिनियम 2007 के अध्याय - VII की कंडिका 56 (1 ) में निहित प्रावधानों के तहत " सभी प्रयोजनों के लिए सदैव 
ड्यूटी पर समझे जाने " को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय दिये जाने 
की स्वीकृति दी जाती है ।" । 

3. " उपर्युक्त सुविधा प्राप्त करने वाले पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों को एक पंचाग वर्ष में 20 दिन के 
क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता बरकरार रहेगी । " 

4. उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय उसी शीर्ष से किया जायेगा , जिससे संबंधित पुलिस 
पदाधिकारियों / कर्मियों का वेतनादि का भुगतान किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जुलाई 2017 
5. उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

6. यह निर्णय संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गिरीश मोहन ठाकुर, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )588 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


